निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 513 ) 


8 कार्तिक 1930 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 30 अक्तूबर 2008 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

29 अक्तूबर 2008 
संख्या - 7 / सह विधि - 32 / 08 4314 - बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित – 2008 की 
धारा 11 " क " में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1996 के तहत निबंधित दुग्ध उत्पादक 
सहयोग समितियों को बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया एवं शर्तो के अधीन संपरिवर्तन करने 
की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 

(i) ऐसी समिति के आस्तियों एवं दायित्वों सहित सम्परिवर्तन का प्रस्ताव समिति की आम सभा में पारित हो । 
( ii ) ऐसी समिति द्वारा बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के लिए 

निबंधक , सहयोग समितियाँ द्वारा पूर्व से अनुमोदित आदर्श उपविधि का अंगीकृत करने का प्रस्ताव आम 

सभा में पारित किया गया हो । 
(iii) ऐसी आम सभा की बैठक में निबंधक, सहयोग समितियाँ के प्रतिनिधि के रूप में कम्फेड के या दुग्ध 

उत्पादक संध के पर्यवेक्षक पदाधिकारी प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहें हो । 
(iv ) समिति द्वारा गत वर्ष तक की अंकेक्षित लेखा विवरणी समर्पित की गयी हो । 
( v ) उक्त समिति के ऐसे सभी सदस्य, जो निबंधक , द्वारा अनुमोदित आदर्श उपविधि के उपनियम 9 के अनुसार 

सदस्यता की अर्हता रखते हों, की सूची निबंधन के आवेदन के साथ संलग्न होनी चाहिए । ऐसे सभी 

सदस्य समिति के निबंधन के पश्चात् समिति के प्रारंभिक आम सभा में भाग ले सकेगें । 
( vi ) संबंधित समिति को पूर्व की व्यवस्था के तहत बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत दुग्ध 

उत्पादक सहयोग समिति के निबंधन हेतु न्यूनतम दुग्ध आपूर्ति की निर्धारित शर्तो को पूरा करना होगा । 
( vii ) बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 की धारा 11 " क " के तहत संपरिवर्तित ऐसी समिति की प्रारंभिक 

आम सभा बिहार सहकारी समितियाँ नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानों के तहत निबंधन की तिथि से 
90 दिनों के अन्दर आहूत की जाएगी तथा ऐसी प्रारंभिक आम सभा में उक्त नियमावली के प्रावधानों के 
तहत कार्रवाई की जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय कुमार शर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 513-571 + 00 -डी0टी0पी0 । 


